Supplement- 11 


सत्यमेव जयते 


हरिया 


सरकार 
. 


GOVT 
. 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 1-2018]] 


CHANDIGARH, TUESDAY , JANUARY 2 , 2018 (PAUSA 12 , 1939 SAKA ) 


General Review 


अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के वर्ष 2016-17 के कार्यों की समीक्षा । 

दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 
क्रमांक योजना (संकलन) -2017 / 29391. 

यह विभाग राज्य में विभिन्न विकास स्कीमों / कार्यक्रमों के नियोजन, नीति निर्धारण एवं प्रशासन हेतु विभिन्न प्रकार के 
सामाजिक - आर्थिक आंकड़ों का संग्रहण , संकलन एवं विश्लेषण करता है । विभाग द्वारा राज्य सरकार को आर्थिक एवं 
सांख्यिकीय मामलों में परामर्श देने का कार्य तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों व राज्य पूंजी स्कीमों का स्कीमवार आबंटन 
राज्य बजट में सम्मिलित करने हेतु भी तैयार किया जाता है । 

हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण , 2016-17 तैयार किया गया तथा हरियाणा विधान सभा में बजट सत्र के दौरान अन्य 
बजट प्रलेखों के साथ प्रस्तुत किया गया । 

हरियाणा सांख्यिकीय सारांश , 2015-16 जिसमें राज्य के विभिन्न सामाजिक - आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत आंकड़ें होते हैं 
व सांख्यिकीय हस्त पुस्तिका, 2015-16 भी तैयार की गई तथा बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधान सभा में प्रस्तुत की गई । 

विभाग द्वारा 31-3-2015 की स्थिती अनुसार हरियाणा सरकार के अधीन अमले की गणना का कार्य किया गया तथा 
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के अनुसार वर्गीकरण सम्बन्धी पैम्फलैट जारी किया गया । 

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान वर्ष 2011-12 से 2014-15 
तक नई श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 पर संकलित किये गये । वर्ष 2015-16 के द्रुत अनुमान भी तैयार किये गये । जिला -वार 
सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान भी वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक 
संशोधित / संकलित किये गये । 

राज्य में वर्ष 2014-15 मे सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान भी प्रचलित तथा स्थिर (2004-05 ) दोनों भावों पर 
तैयार किये गये । 


- 


( 7 ) 


8 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 2 , 2018 ( PAUS . 12 , 1939 SAKA ) 


श्रमिक वर्ग के मासिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक नियमित तौर पर तैयार किये गये तथा हरियाणा सरकार के गजट में 
प्रकाशित किये गये । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण ) तथा 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक भी मासिक 
आधार पर तैयार किये गये । 

हरियाणा सरकार के बजट 2016-17 का आर्थिक एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण तथा राज्यों के वित्त विश्लेषण 2015-16 
नामक रिपोर्टों को तैयार किया गया । 

हरियाणा की नगरपालिकाओं / परिषदों / निगमों के बजटों का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2014-15 से 
सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार की गई । 

वर्ष 2014-15 की कृषि लेखा तथा कृषक परिवार बजट सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार की गई । राज्य में विभिन्न फसलों के 
अधीन क्षेत्र, पैदावार व उपज सम्बन्धी सूचकांक भी तैयार किये गये । 

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 73वें दौर के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया व 74 वें दौर के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर 
रहा । 

20 - सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की राज्य व जिला स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की गई । 

वर्ष 2016-17 की वार्षिक योजना तथा योजना व्यय की मोनिटरिंग सम्बन्धी कार्य भी प्रगति पर रहे । केन्द्रीय सहायता 
प्राप्त स्कीमों व राज्य कैपीटल स्कीमों का स्कीमवार आबंटन राज्य बजट 2017-18 में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया गया । 

दो स्वर्ण जयन्ती स्कीमों नामतः स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबन्धन संस्थान व इंटरनशीप तथा कन्सलटेन्टस स्कीम 
लागू करने की शुरूआत की गई । राज्य के विजन -2030 डाक्यूमेंट को तैयार करने का कार्य भी प्रगति पर रहा । 

जिला योजना स्कीम के तहत राज्य के जिलों को विभिन्न स्थानीय महत्व के विकास कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपए की 
राशि जारी की गई । 

4 मूल्यांकन अध्ययन राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए चयनित सी.आर.आर.आई.डी. व आई.डी.सी. ( प्रत्येक को दो ) 
दिये गये । 

राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2014-15 के जिला सांख्यिकीय सारांश, सामाजिक - आर्थिक समीक्षा तथा नगरपालिका 
वार्षिक पुस्तकें जिला सांख्यान कार्यालयों द्वारा तैयार की गई । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने 
तथा इन्हे ऑन लाईन भारत सरकार को भेजने का कार्य प्रगति पर रहा । जिला सांख्यिकीय कार्यालय अपने जिलों से सम्बन्धित 
सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित कर मुख्यालय को भेजने के कार्यकलापों में व्यस्त रहे । योजना कार्यालय अपने जिलों की जिला 
योजनाएं तैयार करने, जिला योजना स्कीम के अन्तर्गत क्रियान्वयन एजैंसियों को राशि स्वीकृत करने व उनसे सम्बन्धित जिले 
में जिला योजना स्कीम की मोनिटिरिंग सम्बन्धी कार्यों में व्यस्त रहे । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 14-12-2017 . 


पी ० राघवेन्द्र राव , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

योजना विभाग । 


55884 - C.S.H.G.P., Chd . 


